रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L .- 33004/ 99 


. 


1. 


::: 


.." 


१६३ 
. 


CN 


. 


::: 


-. 


. 


भारत की राजपत्र 


समामेबाट 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 543] 
No. 543 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 28 , 2013 / कार्तिक 6 , 1935 
NEW DELHI, MONDAY , OCTOBER 28 , 2013/KARTIKA 6 , 1935 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2013 
सा . का . नि . 711 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 ( 1923 का 5 ) की धारा 20 और 20क के साथ 
पठित धारा 28क की उप - धारा ( 1 ) और धारा 28क की उप - धारा (1क) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर अपील नियम 2013 है | 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं . – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 
( क ) “ अधिनियम ” से बायलर अधिनियम , 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है; 
( ख) “ अपील बोर्ड ” से नियम 13 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है; 
( ग) “मुख्य निरीक्षक ” से अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
(घ) “निरीक्षण प्राधिकारी ” का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 2 के खंड ( गगघ) के अधीन है ; 


( ङ) “तकनीकी सलाहकार " से अधिनियम की धारा 4क की उप - धारा ( 1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है; 
3. अपील प्राधिकारी. — अधिनियम की धारा 20 के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार “ अपील प्राधिकारी ” होगा । 
4 . अपील फाइल करना. – प्रत्येक अपील हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी और किसी आदेश या आदेश करने से इनकार करने 
की संसूचना, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने का चयन किया गया है, मिलने के तीस दिन की अवधि के भीतर तकनीकी 
सलाहकार को प्रस्तुत की जाएगी । 


4565 GI/ 2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i ) ] 


अपील प्रस्तुत करना . - कोई अपील या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा तकनीकी 
सलाहकार को प्रस्तुत की जा सकेगी । 


6 . अपील का प्ररूप . - अपील के साथ मूल आदेश, अपील आदेश, इनकार सूचना या वह रिपोर्ट जिसके विरुद्ध अपील की 
गई है या उसकी प्रमाणित प्रति या जहां ऐसा कोई मूल आदेश अपील आदेश , इनकार, सूचना या रिपोर्ट लिखित में नहीं की गई 
है के साथ उन तथ्यों जिनके विरुद्ध अपील की गई है का एक स्पष्ट विवरण , अपील के आधार और अधिनियम की सुसंगत धाराएं 
संलग्न की जाएंगी । 


7 . सुनवाई की तारीख नियत करना. — किसी अपील की प्राप्ति पर, तकनीकी सलाहकार अपील की प्राप्ति की तारीख से एक 
मास की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई की तारीख नियत करेगा और अपीलों का विनिश्चय करने के लिए कोई विलंब नहीं 
किया जाएगा | 


8. सुनवाई के दौरान प्रक्रिया . – (1) सुनवाई की तारीख नियत होने पर , तकनीकी सलाहकार सुनवाई की तारीख का कथन 
करते हुए और अपीलार्थी को सूचित करते हुए कि यदि अपीलार्थी अपील के पक्ष में सुने जाने की या साक्ष्य प्रस्तुत करने की 
वांछा रखता है तो वह अनिवार्यतः या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके साक्ष्य के साथ नियत तारीख को प्राधिकृत अभिकर्ता के 
माध्यम से प्रस्तुत होने की सूचना जारी करेगा | 


चना ऐसे पते पर जो कि याचिका में दर्ज किया गया है पर रजिस्ट्रीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी 
जाएगी और यदि वास्तविक कारणों से अपीलार्थी सुनवाई के लिए नियत तारीख को या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत 
अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत होने में असमर्थ है तो वह इसकी लिखित सूचना तकनीकी सलाहकार को देगा और तकनीकी 
सलाहकार का यदि सुनवाई के स्थगत के कारणों से समाधान हो जाता है तो वह सुनवाई के लिए दूसरी तारीख नियत कर 
सकेगा । 


9 . मुख्य निरीक्षक या निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की उपस्थिति . - सभी अपीलों में तकनीकी सलाहकार विनिश्चय करेगा 
कि यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की क्या उपस्थिति अपेक्षित है और वह तदनुसार निदेश जारी 
करेगा । 


10 . साक्षियों की उपस्थिति . – सभी अपीलों में तकनीकी सलाहकार विनिश्चय करेगा कि क्या साक्षियों की उपस्थिति अपेक्षित 
है और वह तदनुसार निदेश जारी करेगा । 


11 . एकपक्षीय रूप से विनिश्चय . - यदि नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नहीं है तो अपील का उसकी अनुपस्थिति में 
विनिश्चय किया जा सकेगा । 


12. अपीलों पर प्रदत्त प्रमाण पत्रों के लिए अपेक्षित फीस . —किसी प्रमाण पत्र को प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए 
प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश या अपील लागू फीस का संदाय करने के अधीन होगी । 


13. अपील प्राधिकारी के आदेश का पुनरीक्षण. - (1 ) अधिनियम की धारा 20क के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश 
के पुनरीक्षण के लिए आवेदक अपीलार्थी द्वारा तकनीकी सलाहकार के पास उसे ऐसे आदेश की संसूचना के दो मास के भीतर 
किया जाएगा जिसे वह समय - समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय अपील बोर्ड के समक्ष रखेगा | 


( 2 ) अपील बोर्ड के सदस्य बायलरों या अनुषंगियों के विनिर्माता संगठनों, भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, इंजीनियरी 
परामर्शदाता संगठनों, बायलरों के उपयोगकर्ता जैसे संगठनों से अपेक्षित तकनीकी जानकारी रखने वाले भली प्रकार अर्हित व्यक्ति 


होंगे । 


( 3) अपील बोर्ड के सदस्य का आवेदन में कोई हित का द्वंद्व नहीं होगा | 


( 4 ) अपील बोर्ड का गठन अपील प्राधिकारी के आदेश के पुनरीक्षण का आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर 
किया जाएगा और अपील बोर्ड की बैठक उसके गठन से एक मास के भीतर की जाएगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


14 . अपील प्राधिकारी के आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना . — प्रत्येक आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में किया 
जाएगा और इसे व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से तकनीकी सलाहकार को प्रस्तुत किया जा सकेगा | 


15. अपील प्राधिकारी के आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन का विनिश्चय करने की प्रक्रिया . – अपील बोर्ड अपील 
प्राधिकारी से सुसंगत अभिलेखों और अन्य सूचना की अपेक्षा के पश्चात और उस प्राधिकारी के आवेदन पर संप्रेक्षणों, यदि कोई 
हों, पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी तकनीकी सलाह अभिप्राप्त करने के पश्चात् जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे, आवेदन 
के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि बोर्ड उपयुक्त समझे और जहां पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है, आदेश में 
उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिन पर बायलर की जांच के दौरान इस अधिनियम के अधीन बनाए गए 
विनियमों से किसी फेरफार से निपटा जाएगा | 


16 . अपील की लागत . - (1 ) यथास्थिति , अपील बोर्ड या अपील प्राधिकारी के समक्ष किसी अपील के साथ, “ वेतन और 
लेखा अधिकारी, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ” के पक्ष में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया , उद्योग भवन शाखा, नई दिल्ली के पक्ष 
में देय एक हजार रुपये का क्रास डिमांड ड्राफ्ट या पे - आर्डर संलग्न होगा । 


( 2) अपीलों के सभी मामलों में जिनमें निरीक्षण अपेक्षित हो, अपीलार्थी ऐसे निरीक्षण की संपूर्ण लागत अग्रिम में जमा करेगा । 


[ फा . सं. 6 (1)/ 2011-बायलर्सट ] 

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Industrial Policy and Promotion ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th October, 2013 . 


G .S .R . 711(E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 28A and clause 
( a) of sub -section (1A) of Section 28A read with Sections 20 and 20A of the Boilers Act, 1923 ( 5 of 1923 ), 
the CentralGovernment hereby makes the following rules, namely : 


1. 


Short title and commencement. — ( 1) These rules may be called the Boiler Appeal Rules, 2013 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


Definitions. — (1 ) In these rules, unless the context otherwise requires , 
(a) " Act" means the Boilers Act, 1923 (5 of 1923); 
(b ) “ Appellate Board ” means board constituted under rule 13 ; 


( c ) “ Chief Inspector” means a person appointed to be a Chief Inspector under the Act; 
(d ) “ Inspecting Authority ” shall have the meaning assigned to it under clause ( ccd) of Section 2 of the 

Act; 


( e ) “ Technical Adviser” means the Technical Adviser appointed under sub -section ( 1) of Section 4A 

of the Act; 


Appellate Authority . — The Technical Adviser shall be the “ Appellate Authority ” under Section 20 
of the Act. 


Filing of Appeal. — Every appeal shall be made in writing either in Hindi or English and shall be 
presented to the Technical Adviser, within a period of thirty days of the communication to him of 
the order or refusal against which an appeal is preferred . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (i) ] 


5 . 


Presentation of appeal. — An appeal may be presented either personally or by registered post or 
speed post to the Technical adviser. 


Form of appeal. — The appeal shall be accompanied by the original order, appellate order, refusal, 
notice or report appealed against or by a certified copy thereof; or where no such original order, 
appellate order , refusal, notice or report has been made in writing , by a clear statement of facts 
appealed against, the grounds for appeal and the relevant Sections of the Act. 


Fixing date for hearing. - On receipt of an appeal, the Technical Adviser shall fix a date for 
hearing of the appeal within one month from the date of receipt of appeal and no delay shall be 
made in deciding appeals. 


Procedure during hearing. — ( 1 ) When the date of hearing has been fixed , the Technical Adviser 
shall issue a notice to the appellant stating the date for hearing and informing him that if he wishes 
to be heard in support of the appeal or to produce evidence , he must be present either in person or 
by an authorized agent with his evidence on the date fixed . 


(2 ) The notice shall be sent by registered post or by speed post at such address as entered in the 
petition and if due to genuine reasons the appellant is unable to be present either in person or by an 
authorised agent for hearing on the date fixed for hearing and seeks postponement of hearing, he 
shall intimate the same in writing to the Technical Adviser and the Technical Adviser, if satisfied 
with the reasons for postponement of hearing may fix another date for hearing . 


Presence of Chief Inspector or Inspecting Authority . — In all appeals the Technical Adviser shall 
decide whether the presence of the Chief Inspector or Inspecting Authority as the case may be , is 
necessary and issue directions accordingly . 


Attendance of witnesses. — In all appeals the Technical Adviser shall decide whether the presence 
of any witnesses is required and issue directions accordingly . 
Ex- parte decision . If the appellant is not present on the date fixed , the appeal may be decided in 
his absence . 


Fees required for certificates granted on appeals . — Any order or appeal authorising the grant or 
renewal of a certificate shall be deemed to be subject to payment of applicable fees . 


Revision of order of appellate authority. — (1 ) For revision of an order of the appellate authority 
under Section 20A of the Act, an application shall be lodged by the appellant with the Technical 
Adviser within two months of the communication of such order to him who will place the same 
before a three member appellate board to be constituted by the Central Government from time to 
time. 


(2 ) The appellate board members shall be well qualified persons with necessary technical 
knowledge from organizations like manufacturers of boilers or ancillaries, the Bureau of Indian 
standards, National Laboratories, Engineering consultancy organizations, user of boilers. 


(3 ) The Appellate Board members shall not have any conflict of interest in the application . 


( 4 ) The Appellate Board shall be constituted within fifteen days of receipt of application for 
revision of order of appellate authority and meeting of the appellate board shall be convened within 
one month from its constitution . 


14 . 


Presentation of application for revision of order of appellate authority . — Every application 
shall be made in either in Hindi or English and may be presented either personally or by registered 
post or speed post to the Technical adviser. 


15 . 


Procedure for deciding application for revision of order of appellate authority . — The appellate 
Board may , after calling for relevant records and other information from the appellate authority and 
considering the observations, if any, of that authority on the application and after obtaining such 
technical advice as the appellate Board may consider necessary, pass such order in relation to the 
application , as the Board thinks fit, and where the revision is allowed , the order shall specify the 


[ 991 II - Qu5 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


terms and conditions on which any variations from the regulations made under this Act are to be 
dealt with during the examination of the boiler. 


16 . 


Costs in appeals . — ( 1) An appeal before the appellate Board or the appellate authority , as the case 
may be , shall be accompanied by a fee of one thousand rupee in the form of a crossed demand draft 
or pay order drawn in favour of “ Pay and Accounts Officer , Department of Industrial Policy and 
Promotion ” payable at Central Bank of India , Udyog Bhawan Branch , New Delhi. 


(2 ) In all cases of appeals in which an inspection is required , the appellant shall deposit in 
advance the full cost of such inspection 


[ F . No. 6 ( 1 )/2011- Boilers ] 


ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 11005 


